P - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - ठप - खण्ड ( ii ) 
PART I - Section 3 — Sub- section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 7, 2004/ पौष 17 , 1925 
NEW DELHI , WEDNESDAY , JANUARY 7, 2004/PAUSA 17, 1925 


सं . 19 ] 
No . 191 


विधि और न्याय मंत्रालय 
(विधायी विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2004 
का . आ . 21( अ ). - संविधान के अनुच्छेद 164 के खण्ड ( क ) 
के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति 
7 जनवरी, 2004 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हैं जिससे छः 
माह के भीतर किसी राज्य की मंत्रिपरिषद् में , मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों 
की कुल संख्या, जहां संविधान ( इक्यानवेवां संशोधन ) अधिनियम , 2003 
के प्रारंभ पर मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, उस खण्ड में 
निर्दिष्ट पन्द्रह प्रतिशत या संख्या में बारह से अधिक है, यथास्थिति, 
उक्त खण्ड ( 1क ) के उपबन्धों के अनुरूप लाई जाएगी । 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th January, 2004 
S . O . 21 (E ). - In exercise of the powers conferred by 
the second proviso to clause (1A ) of article 164 of the 
Constitution , the President hereby appoints the 7th day of 
January , 2004 as the date within six months from which the 
total number ofMinisters including the Chief Minister in 
the Council of Ministers in any State where the said total 
number of Ministers, including the Chief Minister at the 
commencement of the Constitution (Ninety - first Amend 
ment) Act , 2003 , exceeds the fifteen per cent or twelve in 
number, as the case may be, referred to in that clause , shall 
be brought in conformity with the provisions of said clause 
(1A). 

[ F No. H-11019( 16)/ 2002 - Leg.-II ] 
N . L . MEENA, Jt. Secy. and Legislative Council 


[ फा . सं. एच.- 11019 ( 16 )/ 2002 - वि . - II ] 
एन. एल. मीना, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी 


64 G1/ 2004 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


